रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII _ Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 28 , 2014 / फाल्गुन 9 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 28 , 2014 /PHALGUNA 9, 1935 


सं . 502 ] 


No . 502 ] 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 फरवरी , 2014 
का . आ . 584( अ). - केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छतीसगढ़ राज्य में एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ ( 2 ) में वर्णित 
अधिकारी को तालिका के स्तंभ ( 3 ) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
के रूप में अधिकृत करती है । 

सारणी 
सीरियल नंबर सक्षम प्राधिकारी 

विशेष रेल परियोजनाओं के क्षेत्र 
( 2 ) 

( 3 ) 
अतिरिक्त कलेक्टर , रायगढ़ , छत्तीसगढ़ रायगढ़ ( मंड कोलियरी ) से भूपदेवपुर तक नई लाइन परियोजना ( 63 किमी ) 

[ सं. 2012/ इन्फ्रा / 12 /5/ पार्ट 1] 
मुकुल सरन माथुर , कार्यपालक निदेशक / यातायात/ पीपीपी 


( 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 
(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th February, 2014 
S. 0 . 584 ( E). In exercise of powers conferred by clause 7Aof Section 2 of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989), 
the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2 ) of the table below as the Competent 
Authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project 
mentioned in column (3) of the table below in the State of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this 
notification in the OfficialGazette . 

TABLE 
SerialNumber Competent Authority 

Area of the SpecialRailway Project 
( 2 ) 

( 3 ) 
i. Addition Collector, Raigarh Chhattisgarh Raigarh (Mand Colliery) to Bhupdeopur new line project (63 km ) 

[ No. 2012/Infra/ 12/5/ Pt . I] 
MUKUL SARAN MATHUR , Executive Director/ Traffic /PPP 


867 GI/2014 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


